निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 अग्रहायण 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 1191) पटना , मंगलवार , 19 दिसम्बर 2017 


. .. 28 अग्रहायण 1932 ( 20 ) 


ग्रामीण विकास विभाग 


अधिसूचना 
15 दिसम्बर 2017 


ग्रा०वि० - 1 स्था० ( रा०प० ) 01 / 2012-343223 - ग्रामीण विकास विभाग , बिहार, पटना में न्यायिक मामलों की 


अधिकता एवं जटिलता को दृष्टिपथ रखते हुए विधि विशेषज्ञ सेवानिवृत पदाधिकारी / अधिवक्ताओं का एक पैनल तैयार 


किया जाना आवश्यक है ताकि माननीय न्यायालय में जटिल एवं महत्वपूर्ण मामलों का पक्ष रखते समय कोई तकनीकी 


त्रुटि न रह जाय । फलतः विधि विभाग , बिहार , पटना की अधिसूचना संख्या ए0 / योo निगम अधि024- 2011 - 8440 जे0 , 


य 


पत 


या 


011 - 844 


पटना दिनांक 22.11. 11 द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में अधिवक्ता / सेवानिवृत पदाधिकारियों की नियुक्ति अथवा पैनल 


गठन हेतु नामों के चयन के निमित ग्रामीण विकास विभाग , बिहार , पटना में विभागीय स्क्रीनिंग कमिटि का गठन 


निम्नरूपेण किया जाता है : 


- अध्यक्ष 


(i) 
(ii) 


a 


- सदस्य 


विभागीय मंत्री 
श्री अरविन्द कुमार चौधरी, विभागीय सचिव 
श्री राधा किशोर झा , विशेष सचिव 
श्री संजय कुमार सिंह , संयुक्त सचिव 


(iii ) 


श्री 


रा 


- सदस्य 


( iv ) 


- संयोजक 


2. श्री संजय कुमार सिंह, संयुक्त सचिव , ग्रामीण विकास विभाग, बिहार , पटना द्वारा अधिवक्ता की नियुक्ति 


अथवा पैनल गठन हेतु प्रस्ताव तैयार कर विभागीय स्क्रीनिंग कमिटी के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा । 


सर 


Ud 


मक्ष उप 


बिहार गजट ( असाधारण) , 19 दिसम्बर 2017 
___ 3. विभागीय स्क्रीनिंग कमिटी द्वारा अधिवक्ता / सेवानिवृत पदाधिकारियों की नियुक्ति या पैनल ( विवाचन से 
संबंधित पैनल सहित ) गठन हेतु नामों का चयन कर विधि विभाग को भेजा जायेगा । तत्पश्चात् विधि विभागीय 


त्पर 


स्क्रीनिंग कमिटि द्वारा अनुमोदित किये जाने के उपरांत अधिवक्ता की नियुक्ति या पैनल के गठन संबंधी आदेश निर्गत 


किया जायेगा । 


4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू समझा जायेगा | 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राजेश परिमल, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
__ बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1191 -571 + 25 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


